निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 चैत्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 276 ) पटना , शुक्रवार , 7 अप्रील 2017 


सं० जी०पी०एफ० 01 - 4 / 2017 - 1074 
( भविष्य निधि निदेशालय) 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


निदेशक , 
भविष्य निधि निदेशालय, 
वित्त विभाग, पंत भवन, पटना । 


सेवा में , 

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी 
अवर सचिव , 
वित्त विभाग , पटना । 

पटना, दिनांक 9 मार्च 2017 
विषय : दिनांक 01.04.2017 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले भविष्य निधि से आच्छादित अंशदाताओं के अंतिम 

निकासी के संबंध में । 
महाशय, 

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ( भविष्य निधि से आच्दादित ) वार्द्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले 
अंशदाताओं के भुगतान हेतु अंतिम निकासी आवेदन पत्र ( बी०टी०सी० - 56) की अनिवार्यता दिनांक 01.04.2017 से 
समाप्त की जा रही है । 

ऐसी स्थिति में अगले छ: महीनों के (दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30 .09. 2017 तक ) वार्द्धक्य सेवा 
निवृत्त होने वाले अंशदाताओं से संबंधित निम्नांकित सूचनाएँ की आवश्यकता है: 
DDO का पदनामः 

DDO Code 
क्र० अंशदाता का नाम । पिता का भविष्य निधि जन्म तिथि - योगदान की | सेवा निवृत 
नाम लेखा संख्या 

तिथि 

की तिथि 
3 4 5 6 

7 


सं० 


1 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 अप्रील 2017 

अतः अनुरोध है कि इस साणी में उपरोक्त वांछित सूचनाएं दिनांक 24. 03. 2017 तक निश्चित रूप 
से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि ससमय भुगतान के लिए अग्रिम कार्रवाई की जा सके । 

उक्त समयावधि में सूचना प्राप्त नहीं होने पर अंशदाताओं के प्राधिकार पत्र निर्गत करने में होने वाले 
विलम्ब अवधि के लिये सूद की देयता बढ़ेगी । 
अतः इसे अत्यावश्यक समझा जाय । 

विश्वासभाजन , 
( ह० ) अस्पष्ट , 
निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 276- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


